निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 158 ) 


29 चैत्र 1934 ( श ) 
पटना, बुधवार , 18 अप्रील 2012 


सं0 3ए - 2 - वे0पु0 - 12/ 2009( भाग - II) - 4339 /वि० 

वित्त विभाग 


- - - - - - - - 


संकल्प 

17 अप्रील 2012 
विषयः- बिहार न्यायिक सेवा के 01 .01 . 06 के पूर्व सेवा -निवृत्त पदाधिकारियों का पेंशन पुनरीक्षण करने और 

कतिपय भत्तों के प्रभावी करने से सम्बन्धित संकल्प सं0 1616 , दिनांक 24. 02.2011 के 
संशोधन के सम्बन्ध में । । 

वित्त विभाग के संकल्प संकल्प सं0 1616 , दिनांक 24.02. 20 11 द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के 
01 .01 .06 के पूर्व सेवा -निवृत्त पदाधिकारियों का पेंशन पुनरीक्षण करने और कतिपय भत्तों के प्रभावी होने की 
तिथि के संशोधन के संबंध में निर्णय लिया गया था । 

2. उक्त संकल्प की कंडिका 1(i) में “दिनांक 01.01 .06 के पूर्व सेवा -निवृत्त न्यायिक 
पदाधिकारियों की सेवा -निवृत्ति के समय द्यारित पद का 01. 01 .06 से पुनरीक्षित वेतनमान में न्यूनतम प्रक्रम 
के वेतन का 50 प्रतिशत की राशि पुनरीक्षित पेंशन के रूप में निर्धारित की जाएगी यद्यपि कि पूर्ण पेंशन हेतु 
अर्हक सेवा 33 वर्ष होगी । वैसे न्यायिक पदाधिकारियों जिन्होंने सेवा -निवृत्ति के समय पूर्ण सेवा प्राप्त नहीं की 
हो को अनुपातिक पुनरीक्षित पेंशन अनुमान्य होगा ” का प्रावधान किया गया था । 

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटिशन (सिविल ) सं0 - 10 22 / 1989 ऑल इंडिया जजेज 
एसोशिएसन एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले में समीक्षा के क्रम में एवं आंध्र 
प्रदेश के मामले में उल्लिखित त्रुटि के मद्येनजर सेवा-निवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को सेवा-निवृत्ति के समय 
धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान में न्यूनतम वेतन को 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में स्वीकृत करने का 
विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था । 


बिहार गजट ( असाधारण), 18 अप्रील 2012 
___ 4. सम्यक् विचारोपरान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेशानुसार वित्त विभाग के संकल्प सं0 
1616, दिनांक 24 .02 .2011 की कंडिका - 1(i) का अंश “ यद्यपि कि पूर्ण पेंशन हेतु अर्हक सेवा 33 वर्ष 
होगी । वैसे न्यायिक पदाधिकारियों जिन्होंने सेवा -निवृत्ति के समय पूर्ण अर्हक सेवा प्राप्त नहीं की हो , को 
अनुपातिक पुनरीक्षित पेंशन अनुमान्य होगा ” को विलोपित करते हुए राज्य सरकार द्वारा 01 .01 .2006 के पूर्व 
सेवा-निवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को उनके सेवा- निवृत्ति के समय धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान का 
न्यूनतम वेतन स्तर का 50 प्रतिशत पेंशन पुनरीक्षण स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है । 

5 . वित्त विभाग के संकल्प सं0 1616, दिनांक 24.02. 2011 की अन्य शर्ते एवं कंडिकाएँ 
यथावत प्रभावी रहेंगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 158-571 + 500-डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


